रजिस्ट्री सं डीएल० -33004 / 97 


TA 


REGD. NO D . L. - 33004/97 


. 


. . 


. 





३ 


: 


सम्पपवाजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3-- Sub- section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- --- 


- 


- - 


सं० 463 ] 
No. 463 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 26 , 1997 / अग्रहायण 5 , 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 26 , 1997 /AGRAHAYANA S, 1919 

- - - - - - - - - - - - - --- ----- - - .- . - - 


- - 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर , 1997 

सं. 59 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी . ) 
सा . का .नि . 668 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( 12वाँ संशोधन ) नियम , 1997 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के , नियम 2 में , 
( क ) खंड ( 4 ) में , 

( 1 ) मद (si) और ( ii ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात् : 
( xxi ) कर्नाटक राज्य में बंगलौर नगर निगम के वार्डों में ( वार्ड सं 1 से 5, 11, 80, 84 से 98 और 100 से भिन्न ) समाविष्ट क्षेत्रों में , बंगलौर 

ग्रामीण [ नीलम मंगला, डोडाबल्लापुर, ( देवनहल्ली और होसकोट तालुको को छोड़कर ) कोलार और बंगलौर शहर जिलों में 

( मद xxii ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , बंगलौर -1, 
( xsii ) कर्नाटक राज्य में बंगलौर नगर निगम के क्षेत्रों में , जिसमें वार्ड सं . 1 से 5, 11, 80, 84 से 98 और 100 समाविष्ट है . तुमकुर जिले में , बंगलौर 

ग्रामीण जिले में नीलमंगला, डोडाबल्लापुर, देवनहल्ली और होकोट ताल्सुका में , और उन क्षेत्रों में , जिसमें दास्सनपुर के हेमरघट्टा, यलहंका, 
जाला, बिदराहल्ली और कृष्णराह पुरम ( केवल बंगलौर, चेन्नई उत्तर वाला रेल लाइन क्षेत्र ) होबली समाविष्ट है ,यशवंतपुर होबली के 
चोक्कासांद्रा, नागासांद्रा, थिरूमालापुर, डोडाबिद्राकाल्लु, करिबेबनाहल्ली, नल्लाकादरानाहल्ली, हंडराहल्लीलिंगादीरनाहल्ली, हेग्गानाहल्ली 
ग्रामों में और बंगलौर शहरी जिले के होसाहल्ली, हेरोहल्ली, श्रीगंधकाफवल और लेधारे ( केवल थिप्यागोडनाहल्ली, बंगलौर जल प्रदाय और 
मल बोर्ड पाइपलाईन के उत्तरी क्षेत्र ) ग्रामों में , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बंगलौर- 11 ; 


3003 G197 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II _- SEC. 3(1)] 


] 


( 2 ) मद ( xLxi ) में , " से भिन्न " शब्दों के स्थान पर "जिलों और क्षेत्रों से भिन्न " शब्द रखे जाएंगे , 
( 3 ) मद ( L ) में , " विल्लुपुरम जिले के बानुर तालुका " शब्दों के स्थान पर विल्लुपुरम जिले के वानुर तालुका और डिडिगुल जिले के वेडासन्डुर 

तालुका के पलायन फिरका का डीगुडालुर ग्राम " शब्द रखे जाएंगे , 
( 4 ) मद ( LX ) के पश्चात् निम्नलिखित शब्द , अंक और अक्षर जोड़े जाएंगे : 

" और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 के अध्याय VI क के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए अपर आयुक्त 
और ऐसा कोई अधिकारी भी है, जिसे नियम 4 या नियम 5 के अधीन, किसी पूरे राज्य में या उसमें किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इन नियमों के अधीन 

आयुक्त की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया है । " 
( ख ) खंड ( 6 ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 

" ( 6 ) सभी शुरूषय माल की बाबत् निम्नलिखित की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में " मुख्य आयुक्त " से अभिप्रेत है, -- 
( I) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर-I, 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर-II , 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बोलपुर, 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता- I, 
( 3 ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता -II, 
( च ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता- III , 
( छ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता -IV , 
( ज ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, शिलांग , 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता 
( II ) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोयम्बतूर, 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई -I , 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई- II, 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई -III, 
( अ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मदुरई , 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुचिरापल्ली, 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , चेन्नई -I 
( III ) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , चंडीगढ़-I , 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ -I 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली - I 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली - II 
( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-III 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली, 
( IV ) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गुंटूर , 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद - II 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद- II 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , हैदराबाद- II 
( 3 ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम , 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद , 
( V ) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इलाहाबाद ; 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जमशेदपुर ; 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कानपुर -I ; 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कानपुर -II; 
( ङ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , मेरठ - I; 
( च ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पटना ; 
( च ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ - II ; 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कानपुर; 
( VI ) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई -1; 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , मुम्बई- II ; 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई- III; 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई- IV ; 
( ङ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई - V ; 
( च ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई- VI; 
( छ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई- VII ; 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , मुंबई; 
( VII ) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद-I ; 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद - 1; 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बडोदरा ; 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राजकोट , 
( ङ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सूरत - I , 
( च ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सूरत - II; 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बडोदरा ; 
VII) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बंगलौर -I, 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बंगलौर - II ; 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क आयुक्त, बंगलौर -III; 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , बेलगाम ; 
( इ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , कोचिन -I: 
( च ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , कोचिन -II ; 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , बंगलौर; 
(IX ) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर -I: 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर - II ; 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर -I: 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क आयुक्त, इंदौर- II ; 
( इ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(1)] 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, जयपुर 
( X ) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद, 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क आयुक्त, नागपुर ; 
( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे -I ; 
( घ ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे - II ; 
( ङ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा ; 
केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क मुख्य आयुक्त, पुणे ; 

[ फा . सं . 201/ 01/ 97 - सी . एक्स.6 ] 

मल्लिका आर्य, अपर सचिव 
टिप्पण : - 1.मूल नियम अधिसूचमा सं . IVडी. सी . ई. तारीख 28 फरवरी, 1944 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में वित्त मंत्रालय 

राजस्व विभाग की इन अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया: -- 

( i) 41/ 54 - के . उ. तारीख 15 - 10 -54 
(ii ) 112/68 - के . द. तारीख 11- 5 - 68 
( iii ) 182/ 69 - के . उ. तारीख 14 - 7 - 69 
( iv ) 1/70 - के. उ. तारीख 24- 1 - 70 
( v ) 9/83 - के . उ. तारीख 1 - 2 - 83 
( vi ) 218/ 83 - के . उ. तारीख 9- 8 - 83 
( vii ) 15/90 - के. उ. तारीख 9 - 4 - 90 
( viii ) 32/90 - के , उ. तारीख 17 - 8 - १० 
( ix ) 5/ 91 - के . उ. तारीख 15- 2 - 91 

1/92 - के . उ. तारीख 3 - 1 - 92 
( xi ) 26 /95 - के . उ. तारीख 6 -6 - 95 
( xii ) 14/96 - के . उ. तारीख 23 - 7 - 96 
( xi ) 20/97- के. उ. शु. तारीख 9-7- 1997 

( xiv ) 49/ 97 - के . उ. शु. तारीख 8 - 9 - 1997 
2. इस संशोधन का आशय " आयुक्त " पद को भौगोलिक निर्षधनों में बंगलौर -I, बंगलौर- II , मदुरई, तिरुचिरापल्ली के लिए और मुख्य 

आयुक्तों " पद को पुन: परिभाषित करमा है जो कि नए पदों के सृजन के कारण आवश्यक हो गया है । 


( x ) 


1100 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th November, 1997 

No. 59/ 97-CENTRAL EXCISE ( N. T .) 
G. S. R. 668( E ). -- In exercisc of the powers conferred by section 37 of the Central Excises Act. 1944 ( 1 of 1944 ), the 
Central Government hereby makes the following rules further to amend thc Central Excise Rules , 1944 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Central Excise ( Twelfth Amendment) Rules, 1997. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


[ YTT II- 


05 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( xxii) 


2 . In the Central Excise Rules, 1944, in rule 2 . 
(a ) in clause (4 ), — 

(1) for items (xxi) and (xxii), the following items shall be substituted , namely : 
(xxi) In the areas comprising wards of Bangalorc City Municipal Corporation (other than wards number 1 to 5 . 11, 80 , 

84 to 98 and 100 ), in the districts of Bangalore Rural ( other than the taluks of Nelamangala , Doddaballapur, 
Devanahalli and Hoskote ), Kolar and Bangalore Urban (other than the areas specified in item ( xxii )], of the State 
ofKarnataka, the Commissioner of Central Excise, Bangalore-I: 
in the arcas comprising of wards number 1 to 5 , 11, 80 , 84 to 98 and 100 of Bangalore City Municipal Corpora 
tion , in the district of Tumkur, in the taluks of Nelamangala, Doddaballapur. Devamnahalli and Hoskote in the 
district of Bangalore Rural , and in areas comprising of the hoblis of Dasanapura , Hosaragatta , Yelahanka, Jala , 
Bidarahalli and Krishnarajapuram only the arcas North of Bangalore - Chennai railway line), in the villages of 
Chokkasandra, Nagasandra , Thirumalapura, Doddabidrakallu , Karivebanahalli, Nallakadaranahalli , Handrahalli, 
Lingadecranahalli , Hegganahalli, of Yeshwanthpur hobli and in the villages of Hosahalli, Herohalli, 
Srigandhakakaval and Laggere (only the areas North of the Thippagondanahalli - Bangalorc Water Supply and 
Sewage Board Pipeline) of Bangalore Urban district, of the State of Karnataka , the Commissioner of Central 

Excise, Bangalore - II ;": 
( ii) in item (xlix), for the words " other than those", the words " other than the districts and the areas " shallbe substituted ; 
(iii ) in item ( 1), for the words " Vanur taluka of Villupuram district", the words " Vanur taluka of Villupuram district and D 

Gudalur village of Palayam firka of Vedasandur taluka of Dindigul district" shall be substituted : 
( iv ) for item (1x ), the following shall be substituted , namely : 
" ( 1x ) in the district of Hooghly of the State of West Bengal, the Commissioner of Central Excise, Calcutta- IV ; 

and includes an Additional Commissioner, except for the purposes of Chapter VIA of the Central Excise Act . 1944 and 
any officer specially authorised under rule 4 or rule 5 to exercise throughout any State or any specified area therein all 

or any of the powers of a Commissioner under these rules." . 
(b ) for clause (6 ), the following clause shall be substituted , namely ;-- 
" (6 ) " Chief Commissioner " means, in relation to all excisable goods, in the areas falling within the jurisdiction of - 
(i) (a ) Commissioner of Central Excise. Bhubneshwar-I: 

(b ) Commissioner of Central Excise, Bhubneshwar- II ; 
(c) Commissioner of Central Excisc, Bolpur. 
(d ) Commissioner of Central Excise, Calcutta -I; 
(e) Commissioner of Central Excise, Calcutta - II; 
(1) Commissioner of Central Excise, Calcutta- III; 
(8 ) Commissioner of Central Excise, Calcutta -IV ; 
(h ) Commissioner of Central Excise, Shillong , 

Chief Commissioner of CentralExcise, Calcutta; 
(i ) (a ) Commissioner of CentralExcise , Coimbatore : 

(b) Commissioner of Central Excise .Chennai-I; 
(c ) Commissioner of Central Excise. Chennai- JI ; 
(d ) Commissioner of Central Excise, Chennai- III ; 
(e) Commissioner of Central Excise , Madurai: 
(1) Commissioner of Central Excise. Tiruchirapalli , 

Chief Commissioner of Central Excise, Chennai; 
( iii) (a) Commissioner of Central Excise , Chandigarh -I: 

(b ) Commissioner of Central Excise. Chandigarh - II : 
(c ) Commissioner of Central Excise, Delhi-I; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11. Sec . 3 (i)] 


ēTo 


(d ) Commissioner of Central Excise,Delhi - II ; 
(e ) Commissioner of Central Excise , Delhi- III; 

Chief Commissioner of Central Excise, Delhi; 
(iv ) (a ) Commissioner of Central Excise, Guntur ; 

(b ) Commissioner of Central Excise, Hyderabad -I: 
(c ) Commissioner of Central Excise, Hyderabad -II; 
(d ) Commissioner of Central Excise , Hyderabad - III ; 
(e) Commissioner of Central Excise, Vishakhapatnam ; 
Chief Commissioner of Central Excise , Hyderabad : 
(a ) Commissioner of Central Excise , Allahabad ; 

Commissioner of Central Excise, Jamshedpur, 
Commissioner of Central Excise,Kanpur-I; 

Commissioner of Central Excise ,Kanpur- II ; 
(c ) Commissioner of Central Excise, Meerut-1; 
(1) Cominissioner of Central Excise,Meerut - II ; 
(g ) Commissioner ofCentral Excise, Patna; 

Chief Commissioner of Central Excise , Kanpur, 
(vi) (a ) Commissioner of Central Excise ,Mumbai-I; 

(b ) Commissioner of Central Excise, Mumbai-II ; 
(c) Commissioner of Central Excise , Mumbai- III ; 
(d ) Commissioner of Central Excise,Mumbai-IV ; 
(e ) Commissioner of Central Excise, Mumbai- V ; 
(f) Commissioner of Central Excise,Mumbai- VI; 
(8 ) Commissioner of Central Excise, Mumbai - VII ; 

Chief Commissioner of CentralExcise , Mumbai; 
(vii) (a ) Commissioner of Central Excise, Ahmedabad -I; 

(b ) Commissioner of Central Excise , Ahmedabad - II; 
(c) Commissioner of Central Excise , Vadodara ; 
(d ) Commissioner of Central Excise , Rajkot; 
(e ) Commissioner of Central Excise, Surat-l; 
(f) Commissioner of Central Excise, Surat-II; 

Chief Commissioner of Central Excise, Vadodara ; 
(viii) (a) Commissioner of Central Excise , Bangalore -I; 

(b ) Commissioner of Central Excise , Bangalore - II; 
(c) Commissioner of Central Excise, Bangalore -III ; 
(d ) Commissioner of Central Excise, Belgaum ; 
(e ) Commissioner of Central Excise, Cochin -I, 
(1) Commissioner of Central Excise , Cochin- II, 

Chief Commissioner of Central Excise , Bangalore; 
(ix ) (a ) Commissioner of Central Excise, Jaipur-I; 

(b ) Commissioner of Central Excise , Jaipur- II ; 


[ TT II — 


3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( x ) 


(c) Commissioner of Central Excise, Indore -1; 
(d ) Commissioner of Central Excise, Indore- II ; 
(e ) Commissioner of Central Excise , Raipur, 
Chicf Commissioner of CentralExcisc , Jaipur, 
(a ) Commissioner of Central Excise, Aurangabad ; 
(b ) Commissioner of Central Excise, Nagpur, 
(c ) Commissioner of Central Excise, Pune-I; 
(d ) Commissioner of Central Excise, Pune - II ; 
(e ) Commissioner of CentralExcise, Goa , 
Chief Commissioner of Central Excise , Pune;" 


[F . No, 201/01/97 -CX .6 ] 

MALLIKA ARYA , Under Secy . 
Note 1. The principal rules were published in theGazette of India vidc notification No. IV D -CE , dated the 28th February , 1944 
and subscquently amended by Ministry of Finance (Department of Revenue) notifications 

(1) 41/ 54 -CE , dated 15 - 10 - 54 
( ii ) 112 /68 -CE , dated 11-5 -68 
( iii) 182/69- CE , dated 14-7 -69 
( iv ) 1/70 -CE , dated 24 - 1-70 
(v) 9/83- CE , dated 1-2-83 
( vi ) 218 /83- CE , dated 9 -8 -83 
(vii) 15 / 90 -CE , dated 9 -4 -90 
(viii ) 32/ 90 -CE , dated 17 -8 -90 
(IN) 5 /91- CE , dated 15 -2 -91 
(x ) 1/92- CE , dated 3- 1-92 
( xi) 26 /95- CE , dated 6 -6 -95 
( xii) 14 / 96 -CE , dated 23-7- 96 
( xiii) 20 /97- CE , dated 16 -7-97 

(xiv ) 49 /97 -CE , dated 8 -9 -97 
2 . The intention of this amendment is to redefine the expression " Commissioner" in geographical terms for Bangalore - I 

and Bangalore - II, Madurai and Tiruchirappalli, and of “ Chief Commissioners" which has been necessitated due to 
crcation of new posts . 


Printed by the Manager , Govt . of India Prora, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


